छत्तीसगढ़ 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छ. ग./ दुर्ग/09 / 2010-2012. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मनात 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 37 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012- भाद्र 30 , शक 1934 


भाग 3 ( 1 ) 


. 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


1 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ताम्रध्वज सिन्हा पिता स्व . श्री घसिया राम, निवासी- सेक्टर - 4 , क्वार्टर नं . 1 / सी , सड़क नं . 
13, भिलाई नगर , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग .) का हूं . यह कि मेरे शाला प्रमाण पत्र के कक्षा 8 वीं , 10 वीं और आई. टी . आई. तथा भिलाई इस्पात संयंत्र 
के प्रमाण पत्र में मेरा नाम ताम्रजध्वज अंकित है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपना नाम ताम्रध्वज सिन्हा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अत: अब से मुझे ताम्रध्वज सिन्हा पिता स्व . श्री घसिया राम के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जाये . 


पुराना नाम 


नया नाम 


ताम्रजध्वज 
पिता - स्व.श्री घसिया राम 
निवासी - क्वार्टर नं . 1 / सी , सेक्टर 4 

सड़क नं . 13 , भिलाई नगर 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


ताम्रध्वज सिन्हा 
पिता - स्व . श्री घसियाराम 
निवासी - क्वार्टर नं . 1 / सी , सेक्टर 4 

सड़क नं . 13, भिलाई नगर 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


145 


[ भाग 3 ( 1 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012. 


146 


नाम परिवर्तन 


१ 


-- 


निवासी 
सर्वसाधारण को सूचितं किया जाता है कि मैं , श्रीमती संयुक्ता उर्फ विमला , उम्र 38 वर्ष, धर्मपत्नि श्री एल . संजीव राव , 
मकान नं . 2 / ए, सड़क -एन . पी . ए , सेक्टर 9 ,भिलाई तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग .) की हूं . यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम विमला 

विवाह 
आ . श्री जे . हरिहर राव दर्ज है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 8-2-2012 को श्री एल. संजीव राव आ : स्व . श्री एल. व्ही . जगन्नाथ राव के साथ सम्पन्न हुआ. 
पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती संयुक्ता रखा ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अत : अब से मुझे श्रीमती संयुक्ता पति श्री एल. संजीव राव के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जाये. 


नया नाम 


पुराना नाम 


विमला 
पिता - श्रीजे. हरिहर राव 
निवासी - क्वार्टर नं . 3 / सी , जे पैकेट 

मरौदा सेक्टर , भिलाई 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग . ) 


श्रीमती संयुक्ता 
पति - श्री एल . संजीव राव 

निवासी - क्वार्टर नं . 2 / ए 
सड़क एन . पी . ए ., सेक्टर 9 , भिलाई 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , जयनारायण आत्मज श्री शिव प्रसाद चौधरी, निवासी - केम्प 1 , आदर्श नगर ,भिलाई, तहसील 
व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे समस्त अंकसूची व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम जयनारायण आत्मज श्री शिव प्रसाद चौधरी दर्ज है, जो कि सही 
है. यह कि मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम जयनारायण चौधरी आत्मज श्री शिव प्रसाद चौधरी दर्जजो गया है जिसे सुधार कर सही नाम जयनारायण आत्मज श्री शिव प्रसाद 
चौधरी दर्ज करवाने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ -पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अत : अब से मुझे जयनारायण आत्मज श्री शिव प्रसाद चौधरी के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जाये . 


नया नाम 


पुराना नाम 


जयनारायण 


जयनारायण चौधरी 
आत्मज -श्री शिव प्रसाद चौधरी 
निवासी - केम्प 1, आदर्श नगर , भिलाई 

तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


आत्मजे -श्री शिव प्रसाद चौधरी 
निवासी - केम्प 1, आदर्श नगर , भिलाई 

तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गुलाब सिंह पटेल आत्मज श्री महेश्वरी प्रसाद, उम्र 41 वर्ष, निवासी- मुकुन्दभवन के आगे, विजय 
नगर , दुर्ग , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं जिला न्यायालय दुर्ग में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसायी का कार्य करता हूं, यह कि मेरे समस्त 
कार्यालय दस्तावेजों एवं अंकसूची में मेरा नाम गुलाब प्रसाद अंकित है , यह कि मैं पुराने नाम को परिवर्तित कर नया नाम गुलाब सिंह पटेल रख लिया हूं तथा आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


. 


अत : अब से मुझे गुलाब सिंह पटेल आत्मज श्री महेश्वरी प्रसाद के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जाये. 


नया नाम 


पुराना नाम 


गुलाब सिंह पटेल 


गुलाब प्रसाद 
आत्मज - श्री महेश्वरी प्रसाद 
निवासी -मुकुन्दभवन के आगे 

विजय नगर, दुर्ग 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग .) 


आत्मज - श्री महेश्वरी प्रसाद . 
निवासी -मुकुन्द भवन के आगे 

विजय नगर , दुर्ग 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


--- 


म 


147 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र . दिनांक 21 सितम्बर 2012 


. 


-- 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , हीरालाल आत्मज श्री रामकृष्ण देवांगन , आयु 56 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट - कोड़िया , 
तहसील धमधा, थाना- नंदनीनगर , जिला - दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में हीरालाल ( Hiralal ) आत्मज रामकृष्ण देवांगन 
( Ramkrishan Devangan) अंकित है .जिसमें त्रुटिवश (Ddvangan ) जिसे सुधारकर (Ramkrishan Dewangan) दर्ज करवाने सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अत : अब से मुझे हीरालाल ( Hiralal ) आत्मज श्री रामकृष्ण देवांगन ( Ramkrishan Dewangan ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जाये . 


नया नाम 


पुराना नाम 


हीरालाल 
3715451 - (Ramkrishan Devangan ) 

निवासी -ग्रामव पोस्ट - कोड़िया 
तहसील - धमधा, जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


हीरालाल 
377746 - (Ramkrishan Dewangan ) 

निवासी - ग्राम व पोस्ट - कोड़िया 
तहसील - धमधा , जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


. 


उपनाम परिवर्तन 


। 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रवीण कुमार इंगोले आत्मज श्री कृष्णा राव, उम्र 46 वर्ष,निवासी- क्वार्टर नं . 10 सी , सड़कनं . 
7 , सेक्टर 2 ,भिलाई नगर, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ . ग .) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयत्र में आर . सी . एल. विभाग में मास्टर टेक्निशियन के पद पर 
कार्यरत हूं. यह कि मेरे विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रवीण कुमार अंकित है. यह कि मैं अपने पुराने नाम के आगे उपनाम जोड़कर प्रवीण कुमार इंगोले रख लिया 
हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अत : अब से मुझे प्रवीण कुमार इंगोले आत्मज श्री कृष्णा राव के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जाये. 


नया नाम 


पुराना नाम 


प्रवीण कुमार 


आत्मज - श्री कृष्णाराव 
निवासी - क्वार्टर नं . 10 सी , सड़कनं .7 

सेक्टर 2 , भिलाई नगर 
हसील व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


प्रवीण कुमार इंगोले 

आत्मज - श्री कृष्णा राव 
निवासी - क्वार्टर नं . 10 सी , सड़क नं . 7 

सेक्टर 2 , भिलाई नगर 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चतुर्भुज सोनवानी पिता स्व . लोकनाथ सोनवानी, आयु 49 वर्ष, निवासी- प्रिंस कालोनी , 
लक्ष्मीनगर , रायपुर वर्तमान पता 15 सी , एवेन्यूबी, सेक्टर 7 ,भिलाई नगर , तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका 
नाम भारतभुषण साहू दर्ज है जिसे सुधरवा कर भारतभुषण सोनवानी दर्ज कराने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अत: अब से मेरे पुत्र को भारतभुषण सोनवानी आत्मज श्री चतुर्भुज सोनवानी के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये. 


नया नाम 


पुराना नाम 


भारतभुषण सोनवानी 


भारतभुषण साहू 
आत्मज - श्री चतुर्भुज सोनवानी 
निवासी-15 सी , एवेन्यू बी 

सेक्टर 7 , भिलाई नगर 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग .) 


आत्मज - श्रीं चतुर्भुज सोनवानी 
निवासी -15 सी , एवेन्यू बी 

सेक्टर.7 , भिलाई नगर 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


t 


Y 


.... 


irs . IF THE 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


148 


विविध 


. 


अन्य सूचनाएं 


. 
: 


कार्यालय , छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल , रायपुर 

क्वार्टर नं : 88 , सेक्टर 2, गीतांजली नगर , रायपुर 


-- 


रायपुर , दिनांक 23 अगस्त 2012 


.. 


क्रमांक / सी . जी ./ फार्मा/ 2012 / 2087.- छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउन्सिल की दिनांक 21 अगस्त , 2012 को हुये बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य 
फार्मेसी काउन्सिल के पदाधिकारियों का विधिवतू निर्वाचन सम्पन्न हुआ . निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 23 ( 1 ) के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के अध्यक्ष पद हेतु श्री भरत कुमार अजवानी , रायपुर . 


2. 


2 . 


फार्मेसी एक्ट , 1948 की धारा 23 (3 ) के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के उपाध्यक्ष पद हेतु श्री केशव प्रसाद दुबे , बिलासपुर . 


3 . 


फार्मेसी एक्ट, 1948 के सेण्ट्रल एक्ट की धारा 3 ( जी ) के अधीन फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया के प्रतिनिधि सदस्य हेतु श्री अजय सिंह राजपूत , 
दुर्ग . 


4 . 


फार्मेसी एक्ट , 1948 की धारा 27 के अधीन छत्तीमगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के 3 कार्यकारिणी सदस्यों हेतु क्रमश: 


( 1 ) 


श्री प्रभात बी . 

साहू , बिलासपुर 


( 2 ) 


श्री रणजीत सिंह सलूजा , कवर्धा 


( 3 ) 


श्री राज कुमार अग्रवाल, रायगढ़निर्वाचित घोषित किये गये. 


. 


श्रीकान्त राजिमवाले , 

रजिस्ट्रार . 


- 


. 


. 


. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012. 


" 


